AA 
शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013 -2015. ” । 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30- 05- 2001 . ” 


सत्यव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


AUTH 


आ 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 370 ] 


रायपुर , गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर 2018 - भाद्रपद 29, शक 1940 


राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर , रायपुर 


अटल नगर , दिनांक 11 सितम्बर 2018 


क्रमांक एफ 4 - 26 / सात -1 / 2018. - कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भू - अर्जन के संबंध में छत्तीसगढ़ 
शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 7 -15/ 2007 / 12 दिनांक 01 अगस्त, 2018 तथा ज्ञापन क्रमांक एफ 3- 17/ 2016 / 12 
दिनांक 29 अगस्त , 2018 के माध्यम से भारत सरकार कोयला मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई 2018 तथा संशोधन अधिसूचना 
दिनांक 02 अगस्त , 2018 को (हिन्दी / अंग्रेजी पाठ में ) जारी अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है. 


हस्ता./ 
( आर. के . चंचलानी ) 

अवर सचिव . 


739 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2018 


भारत सरकार 
कोयला मंत्रालय 


नई दिल्ली, तारीख 18 जुलाई 2018 


अधिसूचना 


का. आ. ( अ).-- केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 
(1957 का 20 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 7 की उप - धारा (1) के 
अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ . 2002 (अ), तारीख 20 जुलाई , 
2015 जो भारत के राजपत्र, भाग ।।, खण्ड 3, उप - खण्ड ( ii), तारीख 20 जुलाई, 2015 में प्रकाशित की 
गई थी , उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की 1050. 593 हेक्टेयर ( लगभग ) या 
2596 . 02 एकड़ ( लगभग ) भूमि और उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना 
दी थी । 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है; 


और केन्द्रीय सरकार को पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और छत्तीसगढ़ सरकार से 
पुनः परामर्श करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनसची में वर्णित 1050. 593 
हेक्टेयर ( लगभग ) या 2596 .02 एकड़ ( लगभग ) माप वाली भूमि और उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए 
जाने चाहिए ; 


अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 1050.593 हेक्टेयर ( लगभग ) या 2596.02 
एकड़ ( लगभग ) माप वाली भूमि और उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते है । 


___ इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या एसईसीएल / बीएसपी / जीएम 
( पीएलजी) / भूमि / 481, तारीख 2 फरवरी, 2016 का निरीक्षण कलक्टर , जिला कोरबा ( छत्तीसगढ़) के 
कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 1, कांउसिल हाउस स्ट्रीट , कोलकाता - 700001 के कार्यालय में या 
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग), सीपत रोड, बिलासपुर -495006 ( छत्तीसगढ़) के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2018 


740 ( 1 ) 


अनुसूची 


रिसदी - सोनपुरी ब्लाक , कुसमुण्डा क्षेत्र , 

जिला - कोरबा ( छत्तीसगढ़ ) 


(रखांक संख्या एसईसीएल / बीएसपी / जीएम (पीएलजी) / भूमि / 481 , तारीख 2 फरवरी, 2016 ) 


सभी अधिकारः 


में 


23 


( क ) राजस्व भूमि : 
कम ग्राम का नाम | पटवारी ग्राम 

तहसील जिला क्षेत्र हेक्टर | टिप्पणियां | 
संख्या 

हल्का संख्यांक 

संख्यांक 
अमगांव 

कटघोरा कोरबा 107. 798 
चुरैल 

93 कटघोरा कोरबा 119 . 235 
खोडरी 

92 कटघोरा कोरबा 103. 250 
खैरभावना 

22 

121 कटघोरा कोरबा 199. 340 
5. गेवरा 

20 

91 कटघोरा कोरबा 399. 077 भाग 
कुल : 928.700 हेक्टर ( लगभग ) या 2294.82 एकड़ (लगभग ) 


21 


21 


पूर्ण 


पूर्ण 


- 


( ख) राजस्व वन भूमि (सीजेजे / बीजेजे): 


कम 
संख्या 


ग्राम का नाम | पटवारी | ग्राम 

तहसील | जिला क्षेत्र हेक्टर टिप्पणियां | 
हल्का । संख्यांक 

संख्यांक 
खोडरी 

92 कटघोरा कोरबा 17. 709 
गेवरा 20 

कटघोरा कोरबा 104. 184 भाग 
कुल : 121. 893 हेक्टर ( लगभग ) या 301. 20 एकड़ ( लगभग ) 


21 


पूर्ण 


91 


कुल योग (क + ख): 1050.593 हेक्टर ( लगभग ) या 2596. 02 एकड़ (लगभग ) 


ग्राम अमगांव ( पूर्ण) में अर्जित किए गए प्लाट संख्या: 1 से 494 . 

अर्जित किए गए प्लाट संख्या: 1 से 398. 
ग्राम खोडरी (पूर्ण) में अर्जित किए गए प्लाट संख्याः 1 से 340 . 
ग्राम खैरभावना (पूर्ण) में अर्जित किए गए प्लाट संख्याः 1 से 890 . 
ग्राम गेवरा (भाग) में अर्जित किए गए प्लाट संख्याः 134, 135, 153, 262( भाग ), 267, 275 से 958, 
959(भाग), 1130 , 1132(भाग ), 1133 से 1144, 1145 (भाग), 1146 से 1151,1152 (भाग), 1162 ( भाग ), 
1163(भाग), 1164 से 1181 , 1182( भाग), 1183 से 1627 . 


740 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2018 


सीमा वर्णन : 
ब्लाक - 1 
क - ख रेखा बिन्दु " क " से आरंभ होती है और ग्राम गेवरा - सलोरा, गेवरा - पंडरीपानी , गेवरा -नरईबोध के । 

भागतः सम्मिलित सीमा से गुजरती हुई और बिन्दु " ख " पर मिलती है । 


ख - ग रेखा बिन्दु " ख " से आरंभ होती है और ग्राम गेवरा के प्लाट संख्यांक 262 / 2 से होकर 263, 272, 
274 के दक्षिणी, 277, 267 , 153 के पश्चिमी, प्लाट संख्यांक 153 , 135, 134, 449, 450, 451, 452 , 

, 1162, 1163, 1152 से होकर, प्लाट संख्याक 1149 / 2 के उत्तरी, 1145 , 
1132 , 1182 से गुजरती हुई ग्राम गेवरा - बरपाली के सम्मिलित सीमा में बिन्दु " ग " पर मिलती है । 


ग – घ रेखा बिन्दु " ग " से आरंभ होती है और ग्राम गेवरा - बरपाली के भागतः सम्मिलित सीमा से गुजरती हुई 

और बिन्दु " घ पर मिलती है । 


घ - ङ रेखा बिन्दु " घ " से आरंभ होती है और ग्राम खोडरी - बरपाली, खोडरी - दुरपा, खोडरी -रिसदी के 

सागतः सम्मिलित सीमा से होती हुई और बिन्दु " ङ " पर मिलती है । 


ङ - च रेखा बिन्दु " ङ से आरंभ होती है और ग्राम चुरैल-रिसदी , अमगांव -रिसदी के भागतः सम्मिलित सीमा 

से गुजरती हुई और बिन्दु " च " पर मिलती है । 


च - छ रेखा बिन्दु " च " से आरंभ होती है और ग्राम अमगांव - जपेली, अमगांव - बाता, चुरैल - बाता , 

चुरैल -सिरविदा के भागतः सम्मिलित सीमा से गुजरती हुई और बिन्दु " छ " पर मिलती है । 


छ - क रेखा बिन्दु " छ " से आरंभ होती है और ग्राम चुरैल - सलोरा के भागतः सम्मिलित सीमा से गुजरती हुई । 
.. और आरंभिक बिन्दु " क " पर मिलती है । 
ब्लाक -11: 
ज - झ रेखा बिन्दु " ज" से आरंभ होती है और ग्राम खैरभावना - पडनिया के भागतः सम्मिलित सीमा से 

होती हुई और बिन्दु " झ " मिलती है । 


झ - ञ रेखा बिन्दु " झ " से आरंभ होती है और ग्राम खैरभावना - सोनपुरी के भागतः सम्मिलित सीमा से 

होती हुई और बिन्दु " ञ " मिलती है । 


ञ - ट रेखा बिन्दु " ञ " से आरंभ होती है और ग्राम खैरभावना - कनबेरी के भागतः सम्मिलित सीमा से होती 

हुई और बिन्दु " ट " मिलती है । 


ट - ज रेखा बिन्दु " ट " से आरंभ होती है और ग्राम खैरभावना -कनबेरी के भागतः सम्मिलित सीमा से होती 

हुई और आरंभिक बिन्दु " ज " मिलती है । 


हस्ता./ 
( सुरेश कुमार ) 
अपर सचिव , भारत सरकार , 


EoriAG 2/647 , GGhich 20 fiatal 2018 


740 ( 3) 


GOVERNMENT OF INDIA 

MINISTRY OF COAL 


New Delhi, the 18th July 2018 


NOTIFICATION 


S . O . 

(E ).- Whereas by the notification of the Government of India in the 
Ministry of Coal, number S. O . 2002 (E ), dated the 20th July , 2015 issued under sub 
section ( 1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 
1957 (20 of 1957 ) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette 
of India , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ), dated the 20th July, 2015 , the Central 
Government gave notice of its intention to acquire 1050 .593 hectares (approximately ) 
or 2596 .02 acres (approximately ) land as all rights in or over such lands specified in the 
Schedule appended to that notification . 


And whereas , the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act 
has made his report to the CentralGovernment; 


And whereas, the Central Government after considering the aforesaid report and 
after consulting the Government of Chhattisgarh , is satisfied that the lands measuring 
1050 .593 hectares ( approximately) or 2596 . 02 acres (approximately ) . 
over such lands as described in Schedule appended hereto , should be acquired ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 
9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the land measuring 
7050 .593 hectares ( approximately ) or 2596 . 02 acres (approximately ) with all rights in or 
over such lands as described in Schedule appended hereto are hereby acquired . 


The plan bearing number SECL /BSP /GMI(PLG )/LANDI 481, dated the 214 
February , 2016 of the area covered by this notification may be inspected in the office of 
the Collector, District Korba (Chhattisgarh ) or in the office of the Coal Controller, 1, 
Council House Street, Kolkata - 700001 or in the office of the South Eastern Coalfield 
Limited (Revenue Section ), Seepat Road , Bilaspur-495006 (Chhattisgarh ). 


740 ( 4 ) 


EGATIVTC 276797 , fenic 20 PTGER 2018 


SCHEDULE 


Risdi- Sonpuri Block , Kusmunda Area , 

District - Korba (Chhattisgarh ) 


(Plan bearing number SECL/BSP /GM /(PLG )/LANDI 481, dated the 2nd February , 2016 ) 


All Rights: 


A . Revenue Land : 


SI. I Name of Patwari Village Tahsil District Area in Remarks 
number village halka number 

hectares 
number 
Amgaon 

23 95 | Katghora Korba 107 .798 Full 
Churail 21 

Katghora Korba | 119. 235 Full 
Khodri 

21 92 Katghora Korba 103 . 250 Full 
Khairbhawna 22 121 Katghora l Korba | 199 . 340 | Full 
Gevra 

91 | Katghora | Korba | 399.077 | Part 
Total: 928 .700 hectares (approximately ) or 2294. 82 acres (approximately ) 


93 


20 


B . Revenue Forest Land (CJJ/BJJ) : 


SI. Name of | Patwari | Village | Tahsil District Area in Remarks 
number Village halka number 

hectares 
number 
Khodri 

92 Katghora Korbal 17 .709 | Full 
Gevra 

20 l 91 : Katghora Korba 104. 184 Part 
Total: 121.893 hectares ( approximately ) or 301, 20 acres (approximately ) 


21 


Grant Total (A + B ) = 1050 .593 hectares (approximately) 

or 2596 .02 acres (approximately ) 


inmi 
to 


Plot numbers acquired in Amgaon (Full): 1 to 494 . 
Plot numbers acquired in village Churail (Full): 1 to 398 . 
Plot numbers acquired in village Khodri (Full): 1 to 340 . 
Plot numbers acquired in village Khairbhawna (Full): 1 to 890 . 
Plot numbers acquired in village Gevra (Part): 134, 135 , 153, 262 (P ), 267, 275 to 
958, 959(P ), 1130, 1132(P ), 1133 to 1144 , 1145(P ), 1146 to 1151, 1152(P ), 
1162(P ), 1163 (P ), 1164 to 1181, 1182 (P ), 1183 to 1627 . 


E 


TITE T6193 , Grlich 20PHOI 2018 


740 (5 ) 


Boundary Description : 
Block -l : 


A - B 


Line starts from point A and passes along partly common boundary of villages 
Gevra -Salora , Gevra -Pandripani and Gevra -Naraibodh and meets at point B . 


B -C 


Line starts from point B and passes in village Gevra through plot number 
262/2 , along southern boundary of plot numbers 263, 272 , 274 , western 
boundary of plot numbers 277 , 267 , 153, northern boundary of plot numbers 153, 
135 , 134 , 449, 450 , 451, 452, 453, through 959, 1162 , 1163, 1152 , along 
northern boundary of plot number 1149/2 , through 1145 , 1132 , 1182 and meets 
at point C on the common boundary of villages Gevra -Barpali . 


C -D 


Line starts from point C and passes along partly common boundary of villages 
Gevra = Barpali and meets at point D . 


D -E 


Line starts from point D and passes along partly common boundary of villages · 
Khodri-Barpali , Khodri -Durpa , Khodri -Risdi and meets at point E . 


E -F 


Line starts from point E and passes along partly common boundary of villages 
Churail-Risdi, Amgaon -Risdi and meets at point F . 


F -G 


Line starts from point F and passes along partly common boundary of villages 
Amgaon - Japeli, Amgaon - Bata , Churail- Bata , Churail- Sirwida and meets at point 
G . 
Line starts from point G and passes along partly common boundary of villages . 
Churail- Salora and meets at starting point A . 


G - A 


Block -11: 


H -1 


Line starts from point H and passes along partly common boundary of villages 
Khairbhawna -Padania and meets at point l . 


I- J 


Line starts from pointſ and passes along partly common boundary of villages 
Khairbhawna- Sonpuri and meets at point I . 


J- K 


Line starts from point P and passes along partly common boundary of villages 
Khairbhawna-Kanberi and meets at point K . 


K -H 


Line starts from point K and passes along partly common boundary of villages 
Khairbhawna-Kanberi and meets at starting point H . 


Sd / 


(Suresh Kumar) 
Additional Secretary to the Government of India . 


740 ( 6 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2018 


भारत सरकार 
कोयला मंत्रालय 


नई दिल्ली, तारीख 2 अगस्त 2018 


अधिसूचना 


का . आ . .- कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 
का 20 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 9 की उप - धारा 
( 1) के अधीन जारी जो भारत के राजपत्र , भाग II, खंड 3, उप - खंड (ii), तारीख 14 जून , 
2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का . आ . 
2420( अ), तारीख 13 जून , 2018 के प्रकाशन पर उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
वर्णित भूमि और ऐसी भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है), में या उस 
पर के सभी अधिकार , उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1 ) के अधीन , सभी 
विल्लंगमों से मुक्त होकर , आत्यंतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए है ; 


और, केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो गया है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन 
निगम लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् “ सरकारी कंपनी” कहा गया है ), ऐसे निबंधनों और 
शर्तों का जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के 
लिए रजामंद है ; 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप - धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस 
पर के सभी अधिकार केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, तारीख 14 जून , 
2018 से निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए सरकारी कंपनी में निहित हो 
जाएंगे, अर्थात् : 
(1 ) सरकारी कंपनी उक्त अधिनियम के उपबंधों और अन्य सुसंगत विधि के अधीन यथा 

अवधारित प्रतिकर, ब्याज , नुकसानियों इत्यादि से संबंधित और वैसी ही मदों की बाबत् 
सभी संदाय करेगी ; 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 20सितम्बर 2018 


740 ( 7 ) 


( 2 ) 


सरकारी कंपनी द्वारा शर्त (1 ) के अधीन, संदेय रकमों का अवधारण करने के आयोजनों 
के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया 
जाएगा और ऐसे किसी अधिकरण और उक्त अधिकरण की सहायता करने के लिए 
नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में , उपगत सभी व्यय , उक्त सरकारी कंपनी द्वारा वहन 
किए जाएंगे और इसी प्रकार , निहित उक्त भूमियों में या उस पर के अधिकारों के 
लिए या उनके संबंध में अपील आदि विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत सभी व्यय 
भी सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे ; 


( 3) 


सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार , उसके पदधारियों की ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध 
में क्षतिपूर्ति करेगी जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में पूर्वोक्त अधिकारों के बारे में 
केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध 
में आवश्यक हो ; 


( 4) 


सरकारी कंपनी के पास केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना , उक्त भूमि में इस 
__ प्रकार निहित पूर्वोक्त अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति 

नहीं होगी; और 


(5) 


सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा , जब 
कभी आवश्यक हो , उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिये जाएं या अधिरोपित किए 
जाएं । 


हस्ता ./ 
( राम शिरोमणि सरोज ) 
अवर सचिव , भारत सरकार . 


ETITIG 17693 , fenlich 20 for 


2018 


740 (8 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 

MINISTRY OF COAL 


New Delhi, the 2nd August 2018 


NOTIFICATION 


S . O . 


-Whereas on the publication of the notification of the 
Government of India in the Ministry of Coal, number S .O . 2420 (E ), dated the 13" 
June, 2018 , published in the Gazette of India , Part II, Section 3, Sub -section ( ii). 
dated the 14 " June, 2018 , issued under sub - section ( 1) of section 9 of the Coal 
Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the land and all rights in or over the lands described 
in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the 
said land ) vested absolutely in the Central Government free from all 
encumbrances under sub - section ( 1 ) of section 10 of the said Act; 


And whereas the Central Government is satisfied that the Rajasthan 
Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited , a Government of Rajasthan Undertaking 
(hereinafter referred to as " the Government Company" ) is willing to comply with 
such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this 
behalf ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of 
section 11 of the said Act, the CentralGovernmenthereby directs that all rights in 
or over the said land so vested shall, with effect from the 14 " June, 2018 instead 
of continuing to vest in the Central Government, be deemed to have been vested 
in the said Government Company, subject to the following terms and conditions 
namely: 


( 1) the Government Company shall make. all payments in respect of 

compensation , interest, damages, etc . and the like, as determined 
under the provisions of the said Act and other relevant law , 


(2 ) a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the 

purpose of determining the amount payable by the Government 
Company under condition ( 1) and all expenditure incurred in connection 
with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal 
- shall be borne by the said Government Company and similarly, all 

expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals , 
etc ., for or in connection with the rights, in or over the said land, so 
vested, shall also be borne by the Government Company; 


( 3 ) the Government Company shall indemnify the Central Government, its 

officials against any other expenditure that may be necessary in 
connection with any proceedings by or against the Central Government 
or its officials regarding the aforesaid rights in the said land so vested ; 


(4 ) the Government Company shall have no power to transfer the aforesaid 

rights in the said land so vested, to any other person without the prior 
approval of the CentralGovernment ; and 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2018 


740 ( 9 ) 


(5 ) the Government Company shall abide by such directions and conditions 

as may be given or imposed by the Central Government for particular 
areas of the said land as and when necessary . 


Sd / 
(Ram ShiromaniSaroj ) 
Under Secretary to the Government of India . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018 


